निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 227 ) 


17 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 7 अप्रील 2010 


गृह (विशेष ) विभाग 

- - - - - - - 

अधिसूचना 

6 अप्रील 2010 
एस0ओ0 68, दिनांक 7 अप्रील 2010 - गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई 
दिल्ली के पत्रांक VI - 23014/ 5 / 2009 भी० एस० दिनांक 10 फरवरी 2010 द्वारा 
दिये गये निदेश के आलोक में राज्य के धार्मिक स्थलों / पवित्र स्थानों की 
सुरक्षा - व्यवस्था सुदृढ़ रखने एवं उसके अनुश्रवण के निमित्त प्रधान सचिव / सचिव, गृह 
विभाग , बिहार की अध्यक्षता में , एक " राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन 
निम्नरूपेण किया जाता है : 
( 1 ) प्रधान सचिव/ सचिव , गृह विभाग , बिहार , पटना 

अध्यक्ष 
( 2 ) पुलिस महानिदेशक , बिहार , पटना 

- सदस्य 
( 3 ) अपर पुलिस महानिदेशक , विशेष शाखा , बिहार , पटना - सदस्य सचिव 
( 4 ) संयुक्त निदेशक , ( आसूचना व्यूरो ) बिहार, पटना - सदस्य 


( 2 ) यह समिति राज्य के धार्मिक स्थलों और पवित्र स्थानों की सुरक्षा से 
संबंधित सुरक्षात्मक आयामों का समयबद्व ढंग से नियमित अनुश्रवण करेगी । 
( 3 ) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

( सं0 सी0 / सी०आई० मिस0 - 4001 / 10 - 4491 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुनील कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 227 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


